रजिस्ट्री सं. डीएल - 33001/ 2002 


REGISTERED No. DL - 33001/ 2002 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 6] 
No . 6] 


नई दिल्ली, शनिवार , फरवरी 9, 2002 ( माघ 20 , 1923 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , FEBRUARY 9 , 2002 (MAGHA 20 , 1923) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग III - खण्ड 4 

[PART III - SECTION 4 ] 
[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है । 
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued 

by Statutory Bodies ] 


युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 

प्रधान कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2002 
जी .एस. आर. सं. 1/ 2002 -- बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और 
अंतरपा ), 1970 ( 1970 का 3 ) /1980( 1980 का 40 ) की धारा 12 की उप 
धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया “ बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से 
परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से, युनाइटेड बैंक ऑफ 
इंडिया * बैंक ( कर्मचारी ) पैशन विनियमन, 1995 में और संशोधन करके 
निम्नलिखित विनियमन बनाता है , अर्थात् - - 


28 . अधिवर्षिता पेशन 
अधिवर्षिता पेंशन उस कर्मचारी को मंजूर की जाएगी जो सेवा विनियमों 
या समझौतों में उल्लिखित अधिवर्षिता आयु पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो 
गया है । 
फिर भी , 1 सितम्बर, 2000 से पैशन ऐसे कर्मचारी को भी मंजूर की जाएगी 
जो अधिषर्षिता आयु पर पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है , 
लेकिन यह सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु बनाई गई किसी 
योजना के अनुसार न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा करने के पश्चात् ही होगा । 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


1 . (1 ) ये विनियमन युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ( कर्मचारी ) पेंशन । 

( संशोधन ) विनियमन , 2001 कहलाएंगे । 


1. भारतीय बैंक संघ ने, भारत सरकार से अनापति प्राप्त करने के पश्चात्, 
31. 08. 2000 को सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मॉडल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
योजना ( वी. आर.एस.) परिचालित की थी । योजना में , अन्य बातों के साथ -साथ, 
यह व्यवस्था थी कि जिस कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी की है वे योजना के 
लिए पात्र है । पेंशन विनियमन में मौजूद उपबंधों के अनुसार, केवल वे कर्मचार्ग . 
जिन्होंने 20 वर्ष की अर्हता सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प 
चुना है और प्राधिकारी नियुक्त करने हेतु लिखित रूप में न्यूनतम 3 महीने की 
नोटिस दी है, पेंशन लाभ के लिए पात्र है । पेंशन विनियमन के उपर्युक्त प्रावधानों 
के पात्रता मानदंड तथा लाभ, 31 .08. 2000 को परिचालित स्वैच्छिक सेवानिर्यान 


( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 
2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ( कर्मचारी ) विनियमन , 1995 में , विनियम 

28 के लिए निन्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : - - 


( 551 ) 


552 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9 , 2002 ( माघ 20 , 1923 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


- 


- 


योजना के अधीन किए गए विधार से भिन्न व अलग है । लेकिन, पेंशन विनियमन 
में उस सदस्य कर्मचारी को पेंशन लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है जो 
ऐसी विशिष्ट योजना के अधीन अधिवर्षिता आयु पहुंचने के पूर्व सेवानिवृत्त हो 
जाता है । अत : यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट योजना( ओं ) के अधीन 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले पैशन निधि के सदस्यों को - 
यथानुपात पेंशन लाभ उपलब्ध कराया जाए । 

2. अतः, यह आवश्यक है कि संशोधन 1 सितम्बर , 2000 से प्रभावी बनाया 
जाए ताकि पेंशन निधि के सदस्य तथा 15 वर्षों की सेवा पूरी करने के पश्चात् 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकें । 

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव देने पर युनाईटेड बैंक 
ऑफ इंडिया का कोई भी कर्मचारी/ अधिकारी, अधिसूचना द्वारा प्रतिकूल रूप से 
प्रभावित नहीं होगा । 

दीपक कुमार भट्याचार्या 
महाप्रबंधक ( कार्मिक ) 


अपील ) विनियम, 1976 में पुनः संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनिमय बना 
रहा है, नामत : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 
( 1 ) इन विनियमा का यूको बैंक अधिकारी, कर्मचारी ( अनुशासन 

और अपील ) ( संशोधन ) विनियम , 2002 कहा जा सकेगा । 
( 2 ) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2 . यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन और अपीला ) विनियम, 1976 


( क ) विनियम, 18 की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 


अर्थात् 


पाद टिप्पणी :- - मूल विनियमन भारत के राजपत्र ( असाधारण ) में 29. 09 . 
1995 को अधिसूचित किए गए थे तथा उपर्युक्त युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 
( कर्मचारी ) पेंशन विनियमन , 1995 में बाद के संशोधन( नों ) को निम्नलिखित 
विवरण के अनुसार गजट में प्रकाशित करवाया गया था : 


यूको बैंक 
प्रधान कार्यालय 

कार्मिक विभाग 
12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट 
कोलकाता- 700001 , दिनांक 8 जनवरी 2002 
सं. ओ. डी. ए. आर./1/2002 - - बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 12 की उपधारा 2 के साथ पठित 
धाग 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक 
मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पगमर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व 
म्वीकृति के माथ एतददाग यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन और 


" 18 समीक्षा : 

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी पुनर्विलोकन प्राधिकारी अन्तिम 
आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय या तो अपनी स्वप्रेरणा 
से या अन्यथा उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है और यथोचित आदेश 
पारित कर सकता है यदि उसे किसी ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य की आनकारी हुई 
या उसे जानकारी दी गई जिसे पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो 
समीक्षाधीन आदेश के पारित होने के समय उपलब्ध नहीं था और जो इस मामले 
की प्रकृति को बदलने का कारण बन सकता था । 

बशर्ते : 
( i ) यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी कोई दंड बढ़ाकर लगाना चाहता हो और 
वह विनियम 4 के खंड ( च ), ( छ), ( झ ) या ( अ ) में बड़े दंड के रूप में 
निर्दिष्ट हो और इस मामले में विनियम, 6 के अधीन निर्दिष्ट जांच पहले नहीं की 
गयी हो तो पुनर्विलोकन प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि यह जांच विनियम 
6 के प्रावधानों के अनुसार की आए और उसके बाद जांध के अभिलेखों पर 
विचार कर यथोचित आदेश पारित किया जाए : 

(i ) यदि पुनर्विलोकन प्राधिकारी दंड को बनाने का निर्णय करते है किन्तु 
विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार कोई जांच की जा चुकी हो सो पुनर्विलोकन 
प्राधिकारी कर्मचारी को यह कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं कि क्यों न उन पर 
बढ़ा हुआ दंड लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अध्यावेदन, 
यदि कोई हो , को ध्यान में रखते हुए , आदेश पारित कर सकते हैं । 


( ख ) विद्यमान अनुमची की जगह निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी , नामत : 


मं 


वेतनमान पट का वर्ग 


अनुशासनिक प्राधिकारी 


अपील प्राधिकारी 


पुनर्विलोकन प्राधिकारी 


क्षेत्रीय प्रबंधक 


महाप्रबंधक 


कार्यपालक निदेशक 


( क ) कानार पकन गा वेतनमान | और मध्य 

पबंधन गात मान !! के अधिकारी और 
श्रेणी च - ग के अधिकारी जो परिण्ठ 
प्रबधन भगा उतनमान |\ , श्रेणी ए के 
क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय 
कायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/ 
कायालयों में पदग्धापित हो और प्रतिनियुक्ति 
पर भजे गाा अधिकारी 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9 , 2002 ( माघ 20 , 1923 ) 


553 


महाप्रबंधक 


मध्य प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान III के अधिकारी संबंधित महाप्रबंधक महाप्रबंधक 

कार्यपालक निदेशक 
और श्रेणी ख और ग के अधिकारी जो वरिष्ठ ( परिचालन ) के 
प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान IV/ श्रेणी ए के 

कार्यालय से संबद्ध 
क्षेत्रीय प्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय 

सहायक महाप्रबंधक 
कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/ 
कार्यालयों में पदस्थापित हो और प्रतिनियुक्ति 
पर भेजे गए अधिकारी 
कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान | और मध्य 
प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान IVIII के अधिकारी 
और श्रेणी घ , ग और ख के अधिकारी : - - 
जो सहायक महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक के क्षेत्र के प्रभारी सहायक महाप्रबंधक 

कार्यपालक निदेशक 
अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक 
में स्थित शाखाओं/ कार्यालयों में पदस्थापित हो 

और प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी 
महाप्रबंधक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों महाप्रबंधक के अधीन 

कार्यपालक निदेशक 
के क्षेत्राधिकार में स्थित शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों 
पदस्थापित अधिकारी और प्रतिनियुक्ति पर भेजे के सहायक महाप्रबंधक 
गए अधिकारी 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सेंट्रल उप महाप्रबंधक ( कार्मिक ) महाप्रबंधक ( कार्मिक ) कार्यपालक निदेशक 
स्टाफ कालेज सहित प्रधान कार्यालय में या प्रधान 
कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले किसी अन्य 
कार्यालय/ स्थापना में पदस्थापित अधिकारी और 
प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए एवं निरीक्षण अधिकारी 
वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान -IV के अधिकारी और महाप्रबंधक 

कार्यपालक निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 
श्रेणी क के अन्य अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन 

उनकी अनुपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में / यदि 
श्रेणी/ वेतनमान - V के अधिकारी/ सहायक महा 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वे अपील प्राधिकारी के रूप में 
प्रबंधक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदस्थापित 

कार्य कर रहे हों , बोर्ड की 
अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारी 

समिति 
उच्य कार्यपालक श्रेणी/ वेतनमान- VI/उप कार्यपालक निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड 
महाप्रबंधक 

उनकी अनुपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में । 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यदि वे अनुशासनिक 

प्राधिकारी के रूप में कार्य 

कर रहे हो, बोर्ड की समिति 
5. उच्य कार्यपालक श्रेणी/ वेतनमान - VII / 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड की समिति 

बोर्ड 
महाप्रबंधक 

या उनकी अनुपस्थिति में 
कार्यपालक निदेशक 

कल्याण मुखर्जी 

महाप्रबंधक 

( कार्मिक ) 
पाद टिप्पणी - - यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी ( अनुशासन और अपील ) विनियम, 1976 के उक्त विनियमों और अनुसूची में पहले के संशोधनों को नीचे दिए 

गए व्यौरे के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । 


क्रम सं. 


अधिसूचना सं . 


दिनांक 


ओडीएआर/ 1/ 97 


22 - 08 - 1997 


554 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9 , 2002 ( माघ 20, 1923 ) 


. [ भाग III - खण्ड 4 


भारतीय निर्यात - आयात बैंक 

प्रधान कार्यालय 
मुंबई - 400 005, दिनांक । । जनवरी 2002 


भारतीय निर्यात - आयात बैक सामान्य विनियम ( संशोधन ) 

विनियमावली, 2002 


भारतीय निर्यात - आयात बैंक अधिनियम, 1981 ( 1981 का 28 ) की धारा 
39 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्यात - आयात बैंक का 
निदेशक मंडल, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय निर्यात - आयात 
बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा 
निम्नलिखित विनियमावली बनाता है , नामत : - - 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - - 


द्वारा नामित क्ज़िम बैंक के कार्यालय निदेशक द्वारा समय - समय 
पर एक्जिम बैंक के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य 
स्थान पर , जो बैठकों से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो , बुलायी 
जाएंगी, तथापि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम छह बैठके 
बुलायी जाएंगी । प्रबंधन समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 
सामान्यतया कम से कम दो सप्ताह की सूचना दी जाएगी । 
यदि कोई आपात् बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी 
बैठक के लिए कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी । 
बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प- सूचना 
नहीं दी जा सकती है, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक प्रबंधन समिति 
की ओर से कार्य करें और मंडल की अगली बैठक में उसकी 

रिपोर्ट दें । 
4. मुख्य विनियमावली के विनियम 7 में , उप -विनियम ( 2 ) तथा ( 3 ) 

के लिए निम्नलिखित उप - विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 

अर्थात् 
7. ( 2 ) ऐसीकिसी समिति की बैठकें समय - समय पर एक्जिम बैंक 

के प्रधान कार्यालय मैया भारत में ऐसे अन्य स्थान पर , जो बैठक / बैठकों 
से संबंधित सूचना में निर्दिष्ट हो, बुलायी जाएंगी । यदि कोई आपात 
बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी बैठक के लिए कम से 
कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी । बशर्ते कि अपवाद स्वरूप 
परिस्थितियों में जब ऐसी अल्प अवधि सूचना नहीं दी जा सकती है , 
अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक , यदि वे ऐसी समिति के सदस्य है और 
यदि नहीं है तो समिति के अध्यक्ष की ओर से कार्य करें और समिति 
की अगली बैठक में उसकी रिपोर्ट दें । 


( 1 ) इन विनियों को भारतीय निर्यात - आयात बैंक सामान्य विनियम 

( संशोधन ) विनियमावली, 2002 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये नीचे अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर शासकीय राजपत्र में अपने 

प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 
2. भारतीय निर्यात - आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 ( इसमें इसके 
पश्चात् " मुख्य विनियमावली के रूप में निर्दिष्ट ) के विनियम 3 में , 
उप - विनियम (i),(iv) तथा (vii) के लिए निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित 
किये आएंगे, अर्थात् :- - 
( 3 ) (i) मंडल की बैठक अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा अथवा उनकी 

अनुपस्थिति में , इस संबंध में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा नामित 
एक्जिम बैंक के कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 
कम से कम चार बार तथा प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक 
बार खुलायी जाएगी । 
(iv) मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम दो सप्ताह 
की सूचना दी आएगी और ऐसी सूचना प्रत्येक निदेशक को 
उसके पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी, यदि कोई आपात बैठक 
बुलाना आवश्यक हो जाता है तो भारत में प्रत्येक निदेशक को 
कम से कम तीन दिन की सूचना दी जाएगी जिससे वह बैठक 
में भाग ले सके । बशर्ते कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जब 
ऐसी अल्प - सूचना नहीं दी जा सकती है , अध्यक्ष या प्रबंध 
निदेशक मंडल की ओर से कार्य करें और मंडल की अगली 
बैठक में उसकी रिपोर्ट दें । 


( 3 ) ऐसीकिसी समिति की बैठक के लिए उसकी संख्या के एक 
तिहाई सदस्यों ( उस एक - तिहाई में निहित किसी अंश को एक . 
पूर्णांकित किया जाएगा) या तीन सदस्यों, जो भी अधिक हो, की 
गणपूर्ति होगी । 


5. ( क ) मुख्य विनियमावली के विनियम 8 के उप - विनियम ( 1 ) में " 200 

रुपये " के शब्दों तथा अंकों को " 1, 000/ - रुपये " के शब्द तथा 
अंक से प्रतिस्थापित किया जाएगा और " 100 रुपये " के शब्दों तथा 
अंकों को " 500/ - रुपये " के शब्द तथा अंक से प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, जहां भी ये उप -विनियम में हों । 


( ख ) भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( संशोधन ) विनियमावली, 2002 के 

इस विनियम 5 में उल्लिखित संशोधम 9 मई 2000 से प्रभावी माने 
जाएंगे । 


( vii ) मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति निदेशकों 
को जानकारी के लिए बैठक की तारीख के बाद पन्द्रह दिनों के 
भीतर परिचालित की जाएगी और उस बैठक या अगली अनुवर्ती 
बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये 
जाएंगे । 


6. ( क ) विनियम 14 में , उप -विनियम (i) तथा (ii) में " प्रत्येक वर्ष यथा 31 

दिसम्बर को तुलन - पत्र " शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द , अर्थात् 
" प्रत्येक वर्ष यथा 31 मार्च को या प्रत्येक वर्ष में ऐसी अन्य सारीख 
को , जो केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट 
करे " प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 


3 . मुख्य विनियमावली के विनियम 5 में , उप -विनियम (i) के लिए निम्नलिखित 

उप - विनियम प्रतिस्थापित किये आएंगे , अर्थात् : 


5. (i) प्रबंधन समिति की बैठकें , अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा या 

उनकी अनुपस्थिति में , इस संबंध में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक 


( ख ) मुख्य विनियमावली की अनुसूची I तथा II मैं तथा अनुसूची I क 

तथा II क में, तुलन पत्र तथा लाभहानि लेखा के प्ररूप के शीर्षक से 
तारीख " 31 दिसम्बर " हट दी जाएगी । 


भाग III -..- खण्ड 41 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9 , 2002 ( माष 20, 1923 ) 


555 


., ( ग ) मुख्य विनियमावली की अनुसूची । के भाग के रूप में तुलन -पत्र 

को अनुसूची के प्ररूप में , 


( दोपहर का सत्र - 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 
30 मिनट तक ) भारतीय समयानुसार । 


(i) शीर्षक में, तारीख “ 31 दिसम्बर " हटा दी जाएगी । 


फाईनल परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के शेड्यूल 

" बी " के अनुच्छेद " 3 - ए " के अनुसार :- - 
ग्रुप - I : 2, 3, 4 और 6 मई , 2002 


(ii) अनुसूची VII के संबंध में , मद 4 के बाद निम्नलिखित मदें, मद 5 , 

नामत : " 5, अन्य के रूप में जोड़ी जाएगी । 


ग्रप - II 


. 7, 8, 9 और 10 मई, 2002 


( घ ) भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( संशोधन ) विनियमावली, 2002 के 

इस विनियम 6 में उल्लिखित संशोधन 30 दिसम्बर 1988 से प्रभावी 
माने जाएंगे । 


( प्रात: कालीन सत्र - 8 बजे से 11 बजे तक ) 
भारतीय समयनुसार । 


परीक्षा केन्द्र 


प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार ने भारतीय निर्यात - आयात बैंक 
सामान्य विनियमावली, 1982 में उपर्युक्त संशोधन का अनुमोदन किया है, उनके 
निम्नलिखित पत्र देखिये : 


12 
02. अहमदाबाद 


विनियम 3, 5 और 7 - पत्र सं. 14 ( 14 )/ 95 - आई एफ I ( V. II ) दिनांकित 
16/1/2001 देखिये । 


04. 


इलाहाबाद 


अलवर 


विनियम 8- पत्र सं. 26 /2/ 2000 बी. ओ-1 दिनांकित 9/5/ 2000 देखिये । 


विनियम 14 और अनुसूचियां -पत्र सं. 14( 19 )/ आई एफ 1 /89 


दिनांकित 30 /3/ 1989 देखिये । 


आर. एम. वी . रामन 
कार्यपालक निदेशक 


( I) भारत में परीक्षा केन्द्र : 
12 

01. आगरा 
03 . अजमेर 
05 . एलेप्पो 
07. अम्बाला 
09. आसनसोल 
11. बंगलौर 
13. बड़ौदा 
15 . भीलवाड़ा 
17 . भुवनेश्वर 
19 . कालीकट 
21 . चैनई 
23 . कटक 
25. दिल्ली/ नई दिल्ली 
27 . दुर्ग 
29. फरीदाबाद 
31 . गाजियाबाद 
33 . ग्वालियर 
35 . हैदराबाद 
37 . जबलपुर 
39. जलगाँव 
41 . जमशेदपुर 


अमृतसर 
10. औरंगाबाद 
12. बरेली 
14. बेलगाँव 
16. भोपाल 
18. बीकानेर 
20. चण्डीगढ़ 
22. कोयम्बटूर 
24. देहरादून 


दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया 


नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 21 जनवरी 2002 


26. 


धनबाद 


सं. 13 - सी .ए. परीक्षा/ एम./2002 - - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 
के रेगुलेशन 22 के अनुसार दि कौसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि 
फाउन्डेशन , इन्टरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों 
तथा केन्द्रों पर होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या 
में परीक्षार्थी निवेदन करते है : 


फाउन्डेशन परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन 1988 के 

शेडयूल " बो " के अनुच्छेद " 1 -ए " के अनुसार : - - 


28 . इरनाकुलम 
30 . गुवाहटी 
32. गोवा 
34. हिसार 

इन्दौर 

जयपुर 
40 . जम्मू 
42 . जोधपुर 


7 , 8, 9 और 10 मई, 2002 
( प्रातः कालीन सत्र - 8 बजे से । । बजे तक ) 
भारतीय समयानुसार । 


44. कोल्हापुर 


इन्टरमीडिएट परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशम 1988 के 

शेडयूल " बी " के अनुच्छेद " 2- ए " के अनुसार :-- 
ग्रुप-I : 2 , 3 और 4 मई, 2002 
ग्रुप- II : 6, 7 और 8 मई, 2002 


43 . कानपुर 
45 . कोलकाता 


46. कोटा 


556 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9 , 2002 ( माघ 20 , 1923 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


1 


2 


1 


2 


48. लखनऊ 


47. कोट्टायाम 
49. लुधियाना 


एकाल्न्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव ( परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई 
दिल्ली स्थित कार्यालय से 50 / - रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल 
सकता है । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी 
उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 04 फरवरी, 2002 से प्राप्त किये जा 
सकते हैं । 


50 . 


मदुरई 


51, मंगलौर 


52. 


मथुरा 


53. 


मेरठ 


54. मुरादाबाद 


56, मुजफ्फरनगर 


55, मुम्बई 
57 . मैसूर 
59 , नासिक 


नागपुर 


उपयुक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन 
पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव ( परीक्षा ) के 
कार्यालय में 28 - 02 - 2002 तक पहुंच जाय । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के 
दिल्ली कार्यालय में 28 -02 - 2002 के बाद 07 -03 - 2002 तक 200 / 
रुपये विलम्ब के साथ भी स्वीकार किये जायेंगे । 07 - 03 - 2002 के बाद 
प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट 
के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है , या 
इंस्टीट्यूट के विकेन्द्रित कार्यालयों मुंबई , कोलकाता, चेन्नई , कानपुर, 
अहमदाबाद, बंगलौर , हैदराबाद, पूना एवं जयपुर में 28 -02 - 2002 सक 
जमा कराया जा सकता है । 


61. पालघाट 


पानीपत 


63. पटियाला 


पटना 


रायपुर 


इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की 
सलाह दी जाती है । 


रांची 


विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार है :- - 


67 . राजकोट 
69 . रोहतक 
71. सेलम 


सहारनपुर 


700 / - रुपये 


फाउन्डेशन परीक्षा -- शुल्क 


शिमला 


इन्टरमीडिएट परीक्षा-- शुल्क 


73. सिलिगुड़ी 


74. शोलापुर 


76, तिरुचिरापल्ली 


दोनों ग्रुपों के लिए 


750/ - रुपये 


केवल एक ग्रुप के लिए 


450 / - रुपये 


75. सूरत 
77 . त्रिचुर 
79. उदयपुर 
81 . उज्जैन 


78. त्रिवेन्द्रम 
80. उडुपी 


* इकाई यूनिट 


450/ - रुपये 


82. वाराणसी 


{ इकाई यूनिट में चाहे कितने भी पेपर्स है।) 


83. विजयवाड़ा 


84 . विशाखापटनम 


85 . 


यमुनानगर 


* इकाई " यूनिट " शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन 
अभ्यर्थियों को , जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इन्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची 
" बी " के अनुच्छेद- 2 " ए " में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ 
होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए है, 
परीक्षा में बैठना है और पास करना है । 


( II) विदेशों में परीक्षा केन्द्र : - - 


01 . दुबई ( यू.ए.ई.) 
_ 02 . काठमांडू ( नेपाल ) 


फाईनल परीक्षा -- शुल्क 


दोनों ग्रुपों के लिए 


900/ - रुपये 


परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 
इंस्टीट्यूट के " सचिव " के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली 
पर हो । 


केवल एक ग्रुप के लिए 


550/ - रुपये 


* *इकाई यूनिट 


600/ - रुपये 


{ इकाई यूनिट में चाहे कितने भी पेपर्स हो ) 


परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी 
भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है । 

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों, जो 04 फरवरी , 
2002 से उपलब्ध होंगे, पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड 


* * यूनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे उन अभ्यर्थियों 
को , जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन - 1964 के अन्तर्गत शेडयूल " बी " और 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 9, 2002 ( माघ 20 , 1923 ) 


557 


" बी. बी " पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से 
अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किए है को अब 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के शेडयूल " बो " के अनुच्छेछ " 3 - ए " में 
शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है । 


- ( i) ग्रेड में नियुक्त वैयक्तिक सहायकों को भर्ती नियमों में ढील के 

अन्तर्गत वरिष्ठता - एवं - चयन पद्धति के अधीन वरिष्ठता कोटे के पदों पर 
निजी सचिव के रूप में नियक्त किया जाएगा । 


(iii ) निजी सचिव के शेष सभी रिक्त पदों को एक विशेष जांच परीक्षा 
आयोजित कर भरा जाएगा । 


दुबई केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों 
को अमेरिकन डालर $ 150 /- या उसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क 
अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई " युनिट " या 
दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों । 


(iv ) यह परीक्षा अर्हकारी होगी । 


काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के 
परीक्षार्थियों को भारतीय रुपये 1200 /- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा का 
शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दोनों ग्रुपों में 
बैठ रहे हों । 


( v ) निजी सहायकों तथा आशुलिपिकों [ ( पूर्व में अशुलिपिक III एवं 
आशुलिपिक II ( तदर्थ) । जिन्होंने आशुलिपिक के रूप में 10 वर्ष या उससे 
अधिक की नियमित सेवा की है, भर्तीनियमों में ढील के बाद, परीक्षा में बैठने 
के पात्र होंगे । परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् उन्हें एक साथ वरिष्ठता एवं 
चयन आधार पर पदोन्नत दी जाएगी । 


( vi ) उपर्युक्त रियायो/ढील की अनुमति केवल एक बार दी आएगी । 


हिन्दी के उत्तर लिखने की एच्छिकता 


अजय सिंह आई. आर. एस 

के . भ.नि. आयुक्त 


फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर 
हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र 
के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है । 


जगदम्बा प्रसाद 
अतिरिक्त सचिव ( एस . जी . ) ( परीक्षा ) 


नियम 7 ( घ ) के बाद शामिल किया आए । 


प्रारंभिक नियुक्तियां 


( i ) सीधी भर्ती और परीक्षा कोटे द्वारा भरे जाने वाले वैयक्तिक सहायक के 
खाली पद एक बार ही विशेष जांच परीक्षा के माध्यम से भरे जाएं । 


श्रम मंत्रालय 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 
नई दिल्ली - 110066 , दिनांक 25 जनवरी 2002 


(ii) सभी आशुलिपिक [( पूर्व में आशुलिपिक ग्रेड -I] ( सदर्थ) और 
आशुलिपिक ग्रेड III सहित )] जिनकी इस ग्रेड में तीन वर्ष या अधिक की 
नियमित सेवा हो, विशेष जांच परीक्षा के पात्र होंगे । 


परिशिष्ट 


(iii ) ये पद वरिष्ठता एवं चयन पद्धति से भरे जाएंगे । 


स . एच. आर. डी./2/( 4) 83 - खण्ड II -- कर्म भवि .नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 5( घ ) की उपधारा 7( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, नियम 7 भ. नि. संगठन 
आशुलिपिक सेवा नियम , 1998 में निम्नलिखित प्रारंभिक योग्यताओं को सम्मिलित 
करता है : 


(iv ) यह परीक्षा अर्हकारी होगी । 


नियम 7( ख ) के बाद जोड़ा जाए : 


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आशुलिपिक सेवा नियम 1998 के नियम 
7( ख ) के अधीन उप खण्ड ( 1) में उल्लिखित प्रारंभिक नियुक्ति के सिवाय 
उपरोक्त योग्यता शतै सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी 
होंगी । 


प्रारंभिक नियुक्तियां 

( i ) प्रारंभिक नियुक्ति शर्तों के अन्तर्गत नियुक्त सभी निजी सचिवों को 
कैडर में सम्मिलित किया जाएगा तथा दिनांक 2 -1 -1999 से उन्हें निजी सचिव 
के रूप में नियुक्त समझा जाएगा । 


अजय सिंह आई. आर. एस 

के . भ. नि . आयुक्त 


558 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9 , 2002 (MAGHA 20 , 1923 


[Pars III - - S1.C . 4 


* UNITED BANK OF INDIA 

HEAD OFFICE 


New Delhi, the 12th January 2002 


2 . It is , therefore , necessary that the amendment may he 
made effective from 1st September, 2000) so that all 
employees who are members of the Pension Fund and have 
taken voluntary retirement under the scheme after completion 
of 15 years of service can draw the benelit of pension . 

3. It is certified that no employee/ oflicer of the United 
Bank of India * is likely to be affected adversely by the 
Notification being given retrospective offect. 

DIPAK KUMAR BHATTACHARYYA 

GeneralManager (Personnel) 
(Name, Signature and Designation of Officer) 
Foot Note : - The principal Regulations were noufied in the 
Gazette of India (Extraordinary ) on 29 .09. 1995 # and 
subsequent amendment(s ) to the above United Bank of India 
(Employees ) Pension Regulations , 1995 , were published in 
the Gazette as per details given below : 
Sr. No . Notification No . 

Date 


GSR No. 1/2002 . - In exercise of the powers conferred 
by section 19 , read with sub -section ( 2 ) of section 12 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of 
Undertakings ) Act. 1970 ( 5 of 1970 ) / 1980 (40 of 1980 ) $ , the 
Board of directors of United Bank of India in consultation 
with the Reserve Bank of India and with the previous sanction 
of the Central Government, hereby makes the following 
regulations further to amend the United Bank of India 
(Employees ) Pension Regulations , 1995 , namely : 
1. ( 1) These regulations may be called United Bank of India 

( Employees ) Pension (Amendment) Regulations, 

2001. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In the United Bank of India (Employees ) Regulations, 

1995 , for regulation 28 , the following regulation shall 
he substituted , namely :- - 
" 28. Superannuation Pension 
Superannuation Pension shall be granted to an 
cmployee who has retired on his attaining the age of 
superannuation specified in the Service Regulations 
or Settlements. 
Provided that, with effect from 1st September, 2000 
pension shall also be granted to an employee who opts 
to retire before attaining the age of superannuation , 
but after rendering service for a minimum period of 
15 years in terms of any Scheme that may he framed 
for such purpose by the Board with the approval of 
the Government. 


* . Name of the Bank to be mentioned . 
$ Name of the Act to be mentioned . 
# Date to be mentioned . 


Explanatory Memorandum 
1. Indian Banks Association , after taking a no -objeclion 
from the Government of India , circulated a model Voluntary 
Retirement Scheme (VRS ) to all the Public Sector Banks 
on31. 8 .2000 . The Scheme, inter alia , provided that emplyees 
who have rendered 15 years service are eligible for the 
Scheme. According to the existing provisions in the pension 
regulations , it is only employees who opt for voluntary 
retirement after completing 20 years of qualifying service 
and after giving notice of not less than 3 months in writing to 
the appointing authority , are eligible for pensionary benefits . 
The eligibility criteria and the benefits flowing out of the above 
provisions in the Pension Regulations are distinct and separate 
from that envisaged under VRS circulated on 31. 8 .2000 . There 
are no provisions available in the Pension Regulations for 
extending pensionary benefits to a member employee who 
retires before attaining the age of superannuation under such 
specific schemes . It has been , therefore, decided to provide 
the benefit of pro -ratu pensionary benclits to inembers of 
Pension Fund who opt for voluntary retirement under specified 
scheme( s ) . 


UCO BANK 

HEAD OFFICE 
PERSONNEL DEPARTMENT 
12 Old Court House Street 

Kolkata - 700001. 

Kolkata , the 8th January 2002 
No . ODAR /1 /2002 . - In exercise of the powers conferred 
hy section 19 read with sub -section ( 2 ) of section 12 of the 
Banking Companies ( Acquisition and Transfer of 
Undertakings ) Act , 1970 ( 5 of 1970 ), the Board of Directors 
of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India 
and with the previous sanction of the Central Government, 
herebymakes the following Regulations to amend further the 
UCO Bank Officer Employees (Discipline and Appeal) 
Regulations , 1976 namely : 
T . SHORT TITLE AND COMMENCEMENT 
( 1 ) These Regulations may be called UCO Bank Officer 

Employees (Discipline and Appeal) (Amendment ) 

Regulations, 2002. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . In the UCO Bank Officer Employees (Discipline and 

Appeal ) Regulations, 1976 , 
(a ) for regulation 18 , the following regulation shall be 

substituted , namely : 
" 18 Review : 
Notwithstanding anything contained in these regulations, 
the Reviewing Authority may at any time within six 
months from the date of the final order , either on his 


PART 111 - Sec . 4 ) 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9, 2002 (MAGHA 20 , 1923) 


550) 


- - - - 


- 


- - 


own motion or otherwise review the said order , when 

Authority shall .direct that such an enquiry be held 
any new material or evidence which could not be 

in accordance with the provisions of regulation o 
produced or was not available at the time of passing the 

and thereafter consider the record of the enquiry 
order under review and which has the effect of changing 

and pass such orders as it may deem proper ; 
the nature of the case . hus come or has been brought to 

( ii ) if the Reviewing Authority decides to enhance the 
his notice and pass such orders thereon as it may deem 

punishment but an enquiry has already been held 
fit : 

in accordance with the provisions of regulation n . 
Provided thul 

the Reviewing Authority shall give show cause 
(i) if any enhanced penalty , which the Reviewing 

notice to the officer employce as to why the 
Authority proposes to impose , is a major penalty 

enhanced penalty should not be imposed upon him 
specified in clauses ( 1). (g ), (h ), (h) or (l) of regulation 

and shall pass an order after taking into account 
4 and an enquiry as provided under regulation 6 

the representation , if any, submitted by the officer 
has not already been held in the case , the Reviewing 

employee . 
(b ) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely : 


No . Scalc /Category of Post 


Disciplinary 
Authority 


Appellate 
Authority 


Reviewing 
Authority 


GeneralManager 


Executive Director 


General Manager 


Executive Director 


( a ) Officers in Junior Management Orade/ Regional Manager 

Scale- 1 & Middle Management Grade / 
Scale - 11 und Officers in Grade D 
C posted at Branches/Offices under 
the jurisdiction of Regional Ofticus 
headed by RegionalManager in Senter 
Management Grade/Scale -IV /Orucke A 

including officers went on deputation . 
( ) Ollicers in Middle Management Grade Aortant Okeneral Manager 

Scale - III and Officers in Grade B attached to the office of 
posted at Branches/ Ottices under the respective Cheneral Manager 
jurisdiction of Regional Offices bended (Operations ) 
by Regional Manager in : Senior Manege 
inent Orade/Scale -IV /Grade A ineluding 
officers sent on depulation . 
Officery in Junior Management Grade/ 
Scale - 1 & Middle Management Grade/ 
Scule- II/ III und Officers in Grade D , 

C & B : 
(1 ) Posted at Branches / Oflices under the Assistant General Manageri 

jurisdiction of Regional Offices headed Deputy General Manager in 
by Asstt. General Manager /Deputy charge of Region . 
General Manager including officers sent 

on deputation . 
( b ) Posted at Branches Offices under the Assistant General Manager of 

jurisdiction of Regional Offices headed Regional Offices headed by 
hy General Manager including officers General Manager 

sent on deputation . 
(c ) Posted at Head Office or any other Deputy General Manager 

office / establishment coming under the ( Personnel) 
direct control of Head Office including 
the Regional Rural Banks/Regional 
Truining Centres/Central Staff College 
and officers sent on deputation and 
Inspecting Officers . 


General Manager 


Executive Director 


General Manager 


Executive Director 


Executive Directiv 


General Manager 
(Personnel) 


2 - 449G1/2001 


560) 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9 , 2002 (MAGHA 20 , 1923 


[Part 11 / — Src, 4 


Officers in Senior Management Grade General Manager 
Scale - IV and other officers in Grade All 
and officers in Senior Management 
Grade/Scalo - V /Asstt. General Manager 
inclucling ollicers posted in the Regional 
Rural Banks and officers sent on 
( leputation . 


4 . 


Officers in Top Exccutive Grade/Scale- Executive Director or in his 
VI/Deputy General Manager . 

absence Chairman & 
Managing Director. 


Execulive Director or Chairman & 
in his absence Managing Director 
Chairman & 

or in his absence / 
Managing Director in case he is 

functioning as 
Appellate Authority, 
the Committee of 

the Bourd . 
Chairman & Managing Board . 
Director or in his 
absence / in case he is 
functioning as 
Disciplinary Authority , 
the Committee of the 
Board , 
Committee of the Board . 
Board . 


5 . 


Officers in Top Executive Grade/Scale- Chairman & Managing 
Vil/General Manager. 

Director or in his absence 
Executive Director . 


KALYAN MUKHERJEE 

General Manager 

(Personnel) . 
Fool Nole : - Earlier amendments to the above Regulations and Schedule to UCO Bank Officer Employees (Discipline & 
Appeal) regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below : 
S No. Notification No . 

Dated 
ODAR / 1/97 

22 .8 . 1997 


EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 

HEAD OFFICE 
Mumba - 400005, the 11th January 2002 
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA GENERAL REGU 
LATIONS ( AMENDMENT ) REGULATIONS, 2012 

In exercise of the powers conferred by Section 39 of the 
Export- Import Bank of India Act , 198 ! (28 of 1981) , the 
Board of Directors of Export - Import Bank of India , with 
the previous approval of the Central Government , hereby 
makes the following Regulations to amend the Export- Import 
Bank of India General Regulations, 1982, namely : 
1 . Short title ad commencement 
( 1 ) These Regulations may be called the Export - Import 

Bank of India General Regulations (Amendment) 

Regulations, 2002 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazelle except as 

otherwise mentioned below , 
2 . In Regulation 3 of the Export- Import Bank of India 

General Regulations, 1982 , (hereinafter referred to as 
" the Principal Regulations" ), for sub -Regulations (i), ( iv ) 
and ( vii). the following sub -Regulations shall be 
substituted , namely :-- 

3 (i ) Meelings of the Board shall be convened by the 
Chairman of the Managing Director or, in their 
absence , by an Executive Director of the Exuit Bank 
nominated hy the Chairman or Managing Director in 
thus behall , ill least four times in cach calendar year 
and at least once in every three months. 


( iv ) Ai least two weeks notice shall ordinarily be 
given of each meeting of the Board and such notice 
shall be sent to every director at his registered address , 
Should it be found necessary to convene an emergency 
meeting, a notice of at least three days shall be given 
to every director in India to enable him to attend . 
Provided that in exceptional circumstances, when such 
shorter notice cannot be given , the Chairman or the 
Managing Director may act on behalf of the Board 
and report at the next meeting of the Board . 

(vii) A copy of the minutes of each meeting of the 
Board shall be circulated within fifteen days after the 
date of the meeting for the information of the directors 
and shall be signed by the person presiding at that or 

the next succeeding meeting . 
3 . In Regulation 5 of the Principal Regulations , for sub 

Regulation (i), the following sub -Regulation shall be 
substituted , namely : 

S, (i) Meetings of the Management Committee may 
be convened by the Chairman or the Managing 
Director, or in their absence by an Executive Director 
of the Exim Bank nominated by the Chairman or 
Managing Director in this behalf from time to time at 
the Head Office of the Exiin Bank , or at such other 
place in India as may be specified in the notice 
convening the meetings , so however that al least six 
meetings shall be convened in each calendar year. Al 
least two weeks notice shall ordinarily be given of 
each meeting of the Management Commillee . Should 


Part II — SIC . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9 , 2002 (MAGHA 20 , 1923 ) 


561 


- 


( ii ) with respect to the reference of Schedule VII , 

after item 4 , the followng items shall be added 

as item 5 , namely , " 5. Others " . 
(d ) The amendments mentioned in this Regulation 6 

of the Export- Import Bank of India (Amendment) 
Regulations, 2002 , shall be deemed to have come 

into force from December 30 , 1988 . 
Certified that Government of India have given approval to 
the above amendments in thu Export- Import Bank of India 
General Regulations, 1982 vide their following letters : 
Regulations 3, 5 and 7 -- vide Leiter No. 14114 )/95 - IF . I (VII ) 
dated 16 . 1. 2001 
Regulation 8 — - vide Letter No. 26 / 2/ 2000 - B .() - 1 dated 
9 .5 .20XX) . 
Regulation 14 and Schedules - vide Letter No 14 ( 19 ) IFI/ 
89 dated 30 . 3 . 1989. 

R .M . V . RAMAN 
Executive Director 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 


jil he found necessary to convene an emergency meel 
ing . a notice of at least three days shall be given for 
such meeting . Provided that in exceptional circum 
stances, when even such shorter notice cannot be 
given the Chairman or the Managing Director may 
act on behalf of the Management Comınittee and 
report at the next meeting of the Management 

Committee . 
4 . In Regulation 7 of the Principal Regulations , for sub 

Regulations (2 ) and ( 3 ), the following sub - Regulations 
shall be substiluled , namely : 

7 . ( 2 ) Meetings of any such committee may be con 
vened from time to time at the Head Office of the 
Exim Bank , or at such other place in India as may be 
specilied in the notice convening the meeting /s. Al 
least two weeks notice shall ordinarily be given of 
each mecting of such committee . Should it be found 
necessary to convene un emergency meeting , a notice 
of at least three days shall be given for such meeting . 
Provided that in exceptional circumstances when even 
such shorter notice cannot be given , the Chairman or 
the Managing Director , if he / she is a member of such 
commilice , and if not, then the Chairman of the com 
millce may act on behalf of such committee and re 
port at the next meeting of the commilice , 
; ( 3 ) The quorum for the meeting of any such Com 
millee shall be one third of its strength (any fraction 
contained in that one - third being rounded off as one ) 

or three members , whichever is higher. 
5 . (a ) In suh - Regulation ( 1) of Regulation 8 of the Prin 

cipal regulations , the words and figure 
" Rs . 2000 )" be replaced by the words and figure 
“ Rs. 1, 000X )/-" and the words and ligure " Rs. 100 " 
be replaced by the words and figure “ Rs. 500 /-" 

wherever appearing in the sub -Regulation . 
(h ) The amendments mentioned in this Regulation 5 

of the Export- Impori Bank of India ( Amendment) 
Regulations, 2012 , shall be deemed 10 have come 

into force from May 9 , 2000 . 
6 . (a ) in Regulation 14 . in Sub -regulations (i) and (ii), 

for the words " a balance sheet as on 31st Decem 
her of cach year" , the following words, namely . 
" a balance sheet as on the 31st March of cach 
year or such other daic in each year as the Central 
Government may, by notification in the Official 

Gazelle specily " shall be substituted . . . 
( b ) In Schedules I and II and in Schedules IA and IIA 

to the Principal Regulations, in the heading of the 
fornis of Balance Sheel and Profil & Loss AC 
count respectively , the date 31st December shall 

he deleted , 
( c ) in the form of Schedules to the Balance Sheet 

Torming part of Schedule I to the Principal Regu 
lations; 
( i) in the heading , the date " 3151 December" shall 

be deleted : 


New Delhi- 1100X2, the 21st January 2002 
No. 13 - CA (EXAM )/M /2002 . — In pursuance of Regula 
tion 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , 
the Council of the Institute of Chartered Accountants of 
India is pleased to notify that the Foundation , Intermediate 
and Final Examinations will be held on the dates given 
holow at the following centres provided that suflicient 
number of candidates offer themselves to appear from cachi 
centre : 
Foundation Examination : ( As per syllabus contained in 

Para IA of Schedule B to the 
Chartered Accountants 
Regulations, 1988 ) 
7th , 8th , 9th and 10th May , 2002 
(Morning Session - - 8 .00 ani, lo 

11.00 a .m .) ( IST) 
Intermediate Examination : ( As per syllabus contained in 

Para 2A of Schedule B to the 
Chartered Accountants Regula 

tions, 1988 ) 
Group -1 : 

2nd , 3rd and 4th May, 2002 
Group - il : 

6th , 7th and 8th May , 2002 
(Afternoon Session - 12 . 30 p .m . 

10 3. 30 p .m .) ( IST ) 
Final Examination : ( As per syllabus contained in 

Para 3A of Schedule B to the 
Chartered Accountants Regula 

tions, 1988 ) 
Group - l : 

2nd , 3rd , 4th and 6th May, 2002 
Group - 11 : 

7th , 8111 , 9th and 10th May, 2002 
(Morning Session – 8 .00 am to 
11.00 a .m . ) ( IST ) 


502 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9 , 2002 (MAGHA 20 , 1923 


(PART III — SEC . 4 


EXAMINATION CENTRES : 


38 . 


(i ) CENTRES IN INDIA : 


AGRA 


AHMEDABAD 


AJMER 


ALLAHABAD 


ALI. EPPEY 


ALWAR 


AMBALA 


JAIPUR 
JALGAON 
JAMMU 
JAMSHEDPUR 
JODHPUR 
KANPUR 
KOLHAPUR 
KOLKATA 
KOTA 
KOTTAYAM 
LUCKNOW 
LUDHIANA 
MADURAI 
MANGALORE 
MATHURA 
MEERUT 
MORADABAD 


AMRITSAR 


ASANSOL 


10 . 


AURANGABAD 


BANGALORE 


12 . 


BAREILLY 


13 . 


BARODA 


BELGAUM 


BHILWARA 


BHOPAL 


MUMBAI 


17 . 


BHUBANESWAR 


MUZAFFARNAGAR 


BIKANER 


CALICUT 


19 . 
20 . 


CHANDIGARH 


37. MYSORE 

NAGPUR 
NASIK 
NOIDA 
PALGHAT 
PANIPAT 


CHENNAI 


COIMBATORE 


CUTTACK 


DEHRADUN 


PATIALA 


DELHI/NEW DELHI 


PATNA 


DHANBAD 


PUNE 


DURG 


RAIPUR 


ERNAKULAM 


FARIDABAD 


RAJKOT 
RANCHI 
ROHTAK 


GAUHATI 


SAHARANPUR 


GHAZIABAD 
3.2. GOA 


SALEM 
SHIMLA 


GWALIOR 


HISAR 


SILIGURI 


HYDERABAD 


SOLAPUR 


SURAT 


INDORE 
JABALPUR 


37 


TIRUCHIRAPALLI 


PART III — SEC . 4 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9, 2002 (MAGHA 20 , 1923) 


563 


77 . 


TRICHUR 


TRIVANDRUM 
UDAIPUR 


IIIIIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


UDUPI 
UJJAIN 

VARANASI 
83. VIJAYAWADA 
84 . VISAKHAPATNAM 
85. YAMUNANAGAR 
( ii ) OVERSEAS CENTRES : 

( 1) DUBAI (UAE ) (2 ) KATHMANDU (NEPAL ) 
Payment of lees for the examinations should be made 
only by Demand Drafi. The Demand Drafts may be of any 
Nationalised Bank and should be drawn in favour of the 
Secretary . The Institute of Chartered Accountants of India , 
rayable at New Delhi only . 

The Council reserves the right to withdraw any centre at 
any suge without assigning any reason . 

Applications for admission to these examinations are re 
quired to be made on the relevant prescribed form , copies 
of which may be obtained from the Additional Secretary 
( SG ) (Examinations ) , The Institute of Chartered Accountants 
of India , Indraprasthu Mary , New Delhi- 110002 on payment 
ol Rs. 50 / - per application form . The forms are also avail 
yhle in the Regional and Branch Offices of the Institute and 
can be obtained therefroin on cash payment on or from 4th 
February , 20 )2 . 

Applications together with the necessary certificates and 
the prescribed lee by Demand Draft of any Nationalised 
Bunk may be seni so as to reach the Additional Secretary 
( SG ) (Examinations ) at New Delhi not later than 28th 
February, 2002. However, applications will also be received 
direct hy Delhi Ollice after 28th February, 2002 and upto 
7th March . 2002 with late fee of Rs. 200 /-. Applications 
received Hier 7th March , 2012 shall not be entertained under 
any circumstances . Applications will also be received by 
hand delivery ul the office of Institute at New Delhi and ut 
the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, 
Chennai, Kolkata , Kanpur, Ahmedabad , Bangalore , 
Hyderabad . Pune and Jaipur uplo 28th February , 2002. 

Candidates residing in these cities are advised to take 
advantage of this fucility . 

Tie fees payable for the various examinations are as 
under : 
EQUNDATION EXAMINATION : 
Fee 

......... Rs. 7007 
INTERMEDIATE EXAMINATIONI 

For Both the Groups ..... . .. ... ...... ..... .. Rs . 7501 
For One of the Groups .......................... Rs. 450 / 
For "Unil candidates ....... ............... „ Rs. 450 / 


(irrespective of number of papers contained in a Unit) 
* The expression UNIT is a set of papers in which 
candidates , who have passed in any one but not in both the 
groups of the Intermediate Examination prior to the 
commencement of examination under the syllabus specilied 
in paragraph 2A of Schedule B to Chartered Accountants 
Regulations , 1988 , ure required to appear and pass , 
FINAL EXAMINATION : 
For Both the Groups 

Rs. 900 / 
For One of the Groups Only . .............. Rs. 550 / 
For * * Unit candidates 

............... .. Rs. 600 / 
(irrespective of number of papers contained in a Unit) 
* * The expression UNIT is a set of papers in which 
candidates , who have passed in any one or more but not in 
all the groups of the Final Examination under the syllabus 
specified in Schedule B or BB of Chartered Accountants 
regulations, 1964 , prior to November 1986 are required to 
appear in and pass together in the remaining corresponding 
papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 
* B * to Chartered Accountants Regulations, 1988 . 

Candidates of Foundation , Intermediate und Final 
Examinations opting for Dubai Centre are required to remit 
US $ 150 or its equivalent Indian Currency irrespective of 
whether the candidates appear in a single paper , in a group , 
in a unit or in both the groups . 

Candidates of Foundation , Interinediate and Final 
Examinations opling for Kathmandu centre are required to 
remit Indian Rs. 1200 /- or its equivalent relevant foreign 
currency irrespective of whether the candidates appear in a 
single paper, in a group , in a unit or in both the groups . 
OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI : 

Candidates of Foundation , Intermediate and Final 
Examinations will be allowed to use the Hindi medium for 
answering papers . Detailed information will be found printed 
in the Information sheets utluched to the relevant application 
form . 


JAGDAMBA PRASAD 
Additional Secretary (S .G .) (Exams.) 


PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+ + + 


+HIP 


MINISTRY OF LABOUR 
EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION 
New Delhi- 110X)66 , the 25th January 2002 

ADDENDUM 
No . HRD /2 ( 4 ) /83- Vol. Il : - In exercise of powers con 
ferred by Sub -section 7( a ) of Section 5 ( D ) of the EPF & 
MP Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Board of Trustees 
hereby makes the following Initiul Fitment insertions in 
Rule 7- Iniliw Constitution of the EPFO) Steno Service Rules , 
1998 : 


IIIIIIIIIIII . . . UPV4I . IT 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


56 + 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 9, 2002 (MAGHA 20 , 1923 


(PART III . Sec . 49 


To be inserted after Rule 7 (d ) : 


INITIAL FITMENT ; 


(i) Untilled posts of Personal Assistant meant for Direct Re 
cruitment and Examination Quola shall be filled through a Spe 
cial Screening Test as one time measure . 


" To he added aller Rule 7(b ) : 
INITIAL HITMENT : 

(i) All Ativate Sexcretaries appointed under Initial Constitution 
clause shall ha lile in the cadre and deemed to have been ap 
pointed as Private Secretary wef. 2.1 .1999 . 

(ii) Personal Assistants appointed in the grade shall be pro 
moted 10 to post of Private Secretary zainst senionly quota 
posts subject to seniorily -cum - selection in relaxation of recruit 
ment rules 

(iii) All remaining vacant puis of Private Secretary shall be 
filled hy conducting a Special Screening test . 

( iv ) The test will two qualifying one. 

( 1 ) Personal Assistants as well as Stenographers ( erstwhile 
Stenographer - III anxt Stenographer -I ( Adhoc ) ) who have rendered 
regular service of 10 years or more as Stenographer shall be 
digible to put in the least in relaxation of recruitment rules . On 
qualifying the test they will be promotu enbloc in ordkr of sen 
Torily -cum - sekciin huisis . 

(vi) The above relaxations shall be allowed as one time 
MCunur . 

AJAI SINGH IRS 
Centrul Provident Fund Commissioner 


(i ) All Stenographers ( including erstwhile Stenographer Grace 
1 (Adhoc ) and Stenographer Grade - III ) having rendered three 
years or more regular service in the grade shall be eligible to 
appear in a Special Screening Test. 

(iii) The posts shall be fitked by seniority -cum -selection method . 
( iv ) The test will be qualifying one. 


The above Fitment Clauses will come into force with effai 
from the date of notification in the official Gazette except as stated 
in the Initial Fitment sub -clause (i) made under Rule 7 (b ) of these 
EPFO Stenographer Service Rules , 1998. 


AJAI SINGH IRS 
Central Provident Fund Commissioner 


प्रत्यन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
W 195 f77175 , ferant 15 * fyra , 2002 
I KINILI HAY TAI ALANAVIK , GONI-RNMI:NI OF INDIA KESS, FARIDABAD , AND 
I MINTIID BY THI CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 20X ) 2 


